निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 98 ) 


16 माघ 1939 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 5 फरवरी 2018 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

15 नवम्बर 2017 
सं० 22 / नि०सि० (सिवान ) - 11 - 19 / 2012 - 2031 - श्री कामेश्वर प्रसाद ( आई0डी0 - 4526 ), सहायक 
अभियंता के विरूद्ध बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं० - 1, मधुबनी शिविर पडरौना के अन्तर्गत वर्ष 2012 में कराये गये बाढ़ 
संघर्षात्मक कार्यों से संबंधित विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पी0पी0 तटबंध 
के कि0मी0 26. 75 पर अवस्थित स्पर पर दिनांक 01.08.12 से 13. 08 .12 के बीच वास्तविक रूप से कराये गये 
परक्यूपाईन लेईंग कार्य को बढ़ा - चढ़ाकर NR प्रतिवेदित करने के फलस्वरूप सरकारी राशि की क्षति पहुँचाने के प्रथम 
दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक - 2488, 
दिनांक 29.11.16 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । 

उक्त के आलोक में श्री प्रसाद ने अपने पत्रांक - 64, दिनांक 24.12.16 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्य रूप 
से उल्लेख किया कि पी0पी0 तटबंध के कि0मी0 26 .75 पर अवस्थित स्पर पर दिनांक 01.08.12 से 14. 08.12 के बीच 
वास्तविक रूप से कराये गये कार्य का ही NR प्रतिवेदित किया गया है । उक्त स्पर पर दिनांक 01.08. 12 से दिनांक 13. 
08. 12 के बीच कुल 83 अद्द परक्युपाईन लेईंग कार्य कराया गया । पाली पंजी के अनुसार दिनांक 01. 08.12 को 46 
अद्द दिनांक 02.08.12 को 31 अद्द एवं 03.08.12 को 6 अद्द जिसे NR सं० - 8 दिनांक 02.08.12 से 46 अद्द NR 
सं० - 12, दिनांक 03.08.12 से 31 अद्द एवं NR 17 दिनांक 04. 08 .12 से 6 अद्द इस प्रकार कुल 83 अद्द प्रतिवेदित 
किया गया है । इस प्रकार कि0मी0 26.75 पर वास्तविक रूप से पाली पंजी में अंकित किये गये परक्युपाईन लेईंग कार्य 
एवं NR से प्रतिवेदित कार्य की संख्या में कोई अंतर नहीं है । 

___ श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि पाली पंजी का दिनांक 01.08.12 से 03.08. 
12 ( प्रथम पाली तक ) एवं 01. 08. 12 से 13.08.12 तक कराये गये कार्यों का NR संलग्न करते हुए कहा गया है कि 
कि0मी0 26.75 स्पर पर दिनांक 01. 08 .12 से 03. 08 .12 तक कराये गये वास्तविक रूप से परक्यूपाईन लेईंग कार्य की 
कुल सं० - 83 अद्द का ही NR सं० - 8 दिनांक 02. 08 .12 से 46 अद्द NR सं० 12, दिनांक 03.08. 12 से 31 अद्द एवं 
NR- 17 दिनांक 04. 08.12 से 6 अद्द अर्थात कुल 83 अद्द को ही बेतार संवाद से प्रतिवेदित किया गया है । चूंकि 
आरोपी द्वारा पाली पंजी का पूर्ण पेज (दिनांक 04.08.12 से 13.08.12तक) नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में संचिका में 
उपलब्ध अभिलेख के आधार पर कि0मी0 26.10 से कि0मी0 27.75 के बीच कार्य हेतु स्थल लेखा के अनुसार कुल 1881 


बिहार गजट ( असाधारण) , 5 फरवरी 2018 


अद्द परक्यूपाईन सेट की प्राप्ति एवं निर्गत किया गया है । जबकि पाली रजिस्टर के अनुसार कुल 493 अद्द खपत 
होने का उल्लेख मिलता है तथा NR के माध्यम से कुल 1932 अद्द परक्युपाईन लेईंग कार्य प्रतिवेदित किया गया है । 
इससे स्पष्ट होता है कि परक्यूपाईन लेईंग कार्य में अनियमितता बरती गई है । 

समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोप के लिए आरोपित पदाधिकारी को " 2 
वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक ” का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है । 

अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में भी कामेश्वर प्रसाद ( आई0डी0 - 4526 ) सहायक अभियंता 
को निम्न दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है : 

" 2 ( दो वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक | 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 98-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


